. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 श्रावण, 1938 ( श० ) 


संख्या- 523 


राँची, सोमवार , 


24 जुलाई , 2017 ( ई० ) 


परिवहन विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
18 जुलाई , 2017 


संख्या - परि आ०.349/ 2015-981-- राज्य अंतर्गत प्रखंडों/ अनुमंडलों से गांवों को जोड़ने वाले 
ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग द्वारा ग्रामीण बस सेवा की 
शुरुआत की गई है | 

अत : झारखण्ड राज्य में ग्रामीण बस सेवा के सफल एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु 
वाहनस्वामियों को प्रोत्साहित करने एवं आमजन को सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 
सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है 


2. 


स्टैंड अप इंडिया के तहत ग्रामीण बस सेवा संचालन हेतु निम्न प्रावधान किए जाएंगे: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जुलाई, 2017 
a. स्टैंड अप इंडिया के तहत ग्रामीण बस सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी । इस 

__ हेतु बैंकों को निदेशित किया जाएगा | 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिलाओं को ग्रामीण बस सेवा संचालन हेतु 

सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जाएगा | 
c. आवेदक द्वारा समय पर ऋण चुकाए जाने की स्थिति में सरकार द्वारा ब्याज़ पर छूट 

दिया जाएगा । 
3. ग्रामीण बस सेवा के मार्ग में आने वाले स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी | यदि 
स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होंगे तो अन्य आवेदकों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रजेन्द्र हेमरोम , 
सरकार के उप सचिव 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 523-- 50 


